रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 


Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-26062023-246802 
CG-DL-W-26062023-246802 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 25] नई दिल्‍ली, जून 18--जून 24, 2023, शनिवार//ज्येष्ठ 28--आषाढ़ 3, 1945 
No. 25] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2023, SATURDAY/JYAISHTHA 28—ASHADHA 3, 1945 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग तर--खण्ड ३----उप-खण्ड (ii) 
PART IJ—Section 3—Sub-section (ii) 


भारत सरकार के मंत्रालयों (TAT मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 
(Other than the Ministry of Defence) 


विदेश मंत्रालय 
(सी.पी.वी. प्रभाग) 
नई दिल्‍ली, 5 जून, 2023 
का.आ. 967.---राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड 
(क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश। 


एतद्दारा, केंद्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, वेंकुवेर मैं मोहम्मद MAM रज़ा, सहायक अनुभाग अधिकारी 
को दिनांक 05 जून 2023 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के रूप में कांसुलर सेवाओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृत 
करती है। 


[फा. सं. टी. 4330/01/2023(20)] 
एस. आर. एच. Heat, निदेशक (सीपीवी-1) 


3688 GI/2023 (2069) 


2070 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 24, 2023/ASHADHA 3, 1945 [PART II—SEc. 3(ii)] 


MIINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
(CPV Division) 
New Delhi, the 5th June, 2023 


S.O. 967.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular 
Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Mr. Mohammad Shamsh 
Raza, Assistant Section Officer in the Consulate General of India, Vancouver, as Assistant Consular Officer to 
perform Consular services with effect from June 05, 2023. 


[F. No. T. 4330/01/2023(20)] 
S. R. H. FAHME, Director (CPV-I) 


नई दिल्‍ली, 12 जून, 2023 
का.आ. 968.---राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के 
खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश | 
एतद्दारा, सरकार भारत के राजदूतवास ees में संदीप कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 
12 जून 2023 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है। 


[फा. सं. टी. 4330/01/2023(21)] 
एस. आर. एच. Heat, निदेशक (सीपीवी-1) 


New Delhi, the 12th June, 2023 


S.O. 968.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular 
Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Shri Sandeep Kumar, 
Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Minsk to perform the consular 
services as Assistant Consular Officer with effect from June 12, 2023. 


[F. No. T. 4330/01/2023(21)] 
S. R. H. FAHML, Director (CPV-I) 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) 
नई दिल्‍ली, 27 सितम्बर, 2022 


का.आ. 969.--केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की 25), की 5 
की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, मुंबई के 
आदेश सं. सीबीआई 1622/सी.आर. 68 /पोल-2, दिनांक 04.03.2022, के माध्यम से जारी सम्मति से कंपनियों को ऋण 
संस्वीकृत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए श्री एम. पी. नागर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, भूतपूर्व स्टेट बैंक बीकानेर एवं 
जयपुर, क्षेत्र-।, मुंबई (अब सेवा से बर्खास्त), श्री अश्विनी अग्रवाल, मालिक, मेसर्स, जेएमबीबी बिज़नस, श्री मनोज कुमार, 
श्रीमति मीना बहेती एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 120 बी सपठित भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम, 1988 (1988 की 49) (2018 के अधिनियम 16 के द्वारा यथासंशोधित) की धारा 7, 8 एवं 12 के 
तहत दंडनीय अपराध(धों) के अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा 
और/अथवा TTA एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने 
के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती 
है। 


[फा. सं. 228/93/2022-एवीडी-] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


[भाग 1---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जून 24, 2023/ आषाढ़ 3, 1945 2071 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
(Department of Personnel And Training) 
New Delhi, the 27th September, 2022 


S.O. 969.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Maharashtra, issued vide Order No : CBI 1622/CR 68/POL-2 dated 04.03.2022, Home Department, 
Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) punishable under section 120B of the Indian Penal 
Code, 1860 (45 of 1860) r/w sections 7, 8 and 12 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended 
by Act 16 of 2018) against Shri M. P. Nagar, the then Chief Manager, erstwhile State Bank of Bikaner and Jaipur, 
Region-I, Mumbai (now removed from the service), Shri Ashwini Aggarwal, Proprietor of M/s JMBB Business, Shri 
Manoj Kumar, Smt. Meena Baheti and others pertaining to obtainment of undue advantage for sanctioning loans to 
the companies and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) 
and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/93/2022-AVD-I] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 26 अक्तूबर, 2022 


का.आ. 970.--केंद्र सरकार, एतदद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश, सतर्कता विभाग, 
सिविल सचिवालय, पापमपारे, इटानगर की अधिसूचना सं वीआईजी-239/2022/446 दिनांक 19.10.2022 के माध्यम 
से जारी सहमति से, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 26 से 27 अगस्त, 2022 को आयोजित सहायक अभियंता 
(सिविल) के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दिनांक 10.09.2022 को इटानगर 
पुलिस थाना, जिला पापमपारे (शहर) में दर्ज कराई गई एफआईआर सं 229/2022 के आधार पर दिनांक 27.09.2022 
को विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ (वीआईजी) पुलिस थाना, ईटानगर, जिला पापमपारे में दर्ज करी गई एफआईआर सं 11/2022 
से संबन्धित भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120बी, 420, 406, 407 और 409 तथा भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (जैसा कि 2018 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 7, 
8 और 13(2) सपठित 13 (1)(ए) के तहत अपराध(धों) के अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध 
किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य 
अपराध का अन्वेषण करने के लिए, दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार 
समस्त अरुणाचल प्रदेश राज्य में करती है 


[फा. सं. 228/109/2022-एवीडी-1] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


New Delhi, the 26th October, 2022 


S.O. 970.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Arunachal Pradesh, issued vide Notification No. VIG-239/2022/446 dated 19.10.2022, Department of 
Vigilance, Civil Secretariat, Papumpare, Itanagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the 
Delhi Special Police Establishment to the whole State of Arunachal Pradesh for investigation into the offence(s) under 
sections 120B, 420, 406, 407 and 409 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and sections 7, 8 and 13(2) r/w 13 
(1) (a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) relating to FIR No. 
11/2022 registered at Special Investigation Cell (VIG) Police Station, Itanagar, District Papumpare on 27.09.2022 
which was registered on the basis of FIR No. 229/2022 registered at Itanagar Police Station, District Papumpare 
(City) on 10.09.2022, pertaining to leakage of question paper before the written examination for recruitment to the 
post of Assistant Engineer (Civil), conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission on 26th to 27th 
August, 2022 and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or 
for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/109/2022-AVD-II] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


2072 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 24, 2023/ASHADHA 3, 1945 [PART II—SEc. 3(ii)] 


नई दिल्‍ली, 4 नवम्बर, 2022 


का.आ. 971.--केन्द्र सरकार, एतद द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, 
मुंबई के आदेश सं. एमआईएस-2020/सीआर-164/पीओएल-2, दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से जारी सम्मति से 
दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 के तहत समय-समय पर अधिसूचित 
अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार 
समस्त महाराष्ट्र राज्य में करती Sl 


[फा. सं. 228/113/2022-एवीडी-!] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


New Delhi, the 4th November, 2022 


S.O. 971.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 

Government of Maharashtra, issued vide Order No. MIS-2020/CR-164/POL-2 dated 21.10.2022, Home Department, 

Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the 

whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) notified under section 3 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 (25 of 1946) from time to time. 

[F. No. 228/113/2022-AVD-I]] 


SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 7 नवम्बर, 2022 


का.आ. 972.--केन्द्र सरकार, एतद द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सरकार की अधिसूचना 
सं. 10/सीबीआई-409/2022-3428/रांची, दिनांक 29.08.2022, गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची के 
माध्यम से जारी सम्मति से श्री नित्येश आनंद, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय, दुमका द्वारा श्री मनोज कुमार, 
स्केल-|॥| अधिकारी (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक), भारतीय स्टेट बैंक, शिकारीपाड़ा शाखा, दुमका, अज्ञात लोक सेवकों और 
अन्यों के विरूद्ध भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 2,48,77,255/- करोड़ रुपये की सदोष हानि पहुंचाने से संबंधित दिनांक 
05.03.2022 को दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों), जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 
120बी सपठित धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) सपठित 
धारा 13(1)(ए) (2018 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित अनुसार) के तहत दण्डनीय हैं, का अन्वेषण करने तथा ऐसे 
अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए 
या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की 
शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त झारखंड राज्य में करती है | 


[फा. सं. 228/110/2022-एवीडी-[] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 
New Delhi, the 7th November, 2022 


S.O. 972.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Jharkhand, issued vide Notification No.-10/C.B.I.-409/2022-3428/Ranchi dated 29.08.2022, Home, 
Prison and Disaster Management Department, Ranchi, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of 
the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Jharkhand for investigation into the offence(s) arising out 
of the complaint dated 05.03.2022 lodged by Shri Nityesh Anand, Regional Manager, Regional Business Office, 
Dumka against Shri Manoj Kumar, Scale II Officer (then Branch Manager), State Bank of India, Shikaripara Branch, 
Dumka, unknown public servants and others for causing wrongful loss of approx. Rs. 2,48,77,255/- to the State Bank 
of India, punishable under section 120B r/w sections 409 and 420 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 
13(2) r/w section 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) 


[भाग 1---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जून 24, 2023/ आषाढ़ 3, 1945 2073 


and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other 
offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/110/2022-AVD-I]] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 14 नवम्बर, 2022 


का.आ. 973.--केंद्र सरकार, एतद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस) 
अनुभाग-12, गृह विभाग, लखनऊ की अधिसूचना सं. 1890/6-पी-12-2022-2(29)डी/2022, दिनांक 24.08.2022, के 
माध्यम से जारी सम्मति से, पीएमओ कर्मचारी के रूप में प्रतिरूपण करने और अनुचित लाभ की मांग करने के संबंध में एक 
श्री अंकित कुमार सिंह तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, प्रधानमंत्री 
कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्‍ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 170 के तहत किए गए 
दंडनीय अपराधों के संबंध में दिनांक 24.09.2021 को दर्ज करायी गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों) का अन्वेषण करने 
तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्घंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में 
किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए, दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों 
की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में करती है | 


[फा. सं. 228/114/2022-एवीडी-1] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th November, 2022 


9.0. 973.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Uttar Pradesh issued vide Notification No. 1890/6-P-12-2022-2(29)D/2022 dated 24.08.2022, Home 
(Police) Section-12, Home Department, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the 
Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) punishable 
under section 170 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) against one Shri Ankit Kumar Singh and unknown 
others arising out of the complaint dated 24.09.2021 lodged by Shri Anil Kumar Sharma, Assistant Director, Prime 
Minister’s Office, South Block, New Delhi pertaining to impersonation as PMO Official and seeking undue favours 
and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other 
offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/114/2022-AVD-I]] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 21 नवम्बर, 2022 


का.आ. 974.--केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थायपना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्यू सरकार, गृह विभाग, 
गांधीनगर की अधिसूचना सं. एसबी-|//सीबीआई/102022/जीओआई/02, दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से जारी 
सम्मति से, वाणिज्यिक प्रयोजन से बच्चे को शामिल कर बाल पॉर्नोग्राफी का साझा करने/संचारित करने के इरादे से 
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पॉर्नोग्राफिक सामग्री जमा करने/अपने पास रखने, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में घृणित सामग्री को 
प्रकाशित या संचारित करने और घृणित या अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से बच्चों को चित्रित करती हुई इलेक्ट्रॉनिक 
स्वरूप में सामग्री एकत्रित करने, तलाश करने या ब्राउज़ करने और इसी प्रकार के कुकृत्य करने के संबंध में दिनांक 
14.11.2021 को दर्ज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) मामला आरसी-059/2021 /एस/0009 /सीबीआई/ 
एसटीबी/नई दिल्‍ली के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120बी, सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धाराएँ 67 और 67बी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 
2012 (2012 का 32) की धारा 15 के अंतर्गत किए गए अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे 
संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा VSIA एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी 


2074 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 24, 2023/ASHADHA 3, 1945 [PART II—SEc. 3(ii)] 


अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार 
(दिनांक 14.11.2021 से कार्योत्तर प्रभाव से) समस्त गुजरात राज्य में करती है। 


[फा. सं. 228/77/2022-एवीडी-[] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 
New Delhi, the 21st November, 2022 


S.O. 974.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Gujarat, issued vide Notification No. SB-IV/CBI/102022/GOI/02 dated 25.04.2022, Home 
Department, Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment (ex post facto w.e.f. 14.11.2021) to the whole State of Gujarat for investigation into the offence(s) 
under section 120B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), sections 67 and 67B of the Information Technology 
Act, 2000 (21 of 2000) and section 15 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) 
regarding the Delhi Special Police Establishment (CBI) case RC-059/2021/S/0009/CBI/STB/New Delhi registered on 
14.11.2021 pertaining to the storing/possessing pornographic material in electronic form involving a child with an 
intention to share/transmit child pornography for commercial purpose, publishing or transmitting obscene material in 
electronic form and collecting seeking, browsing material in electronic form depicting children in obscene or indecent 
or sexually explicit manner and the like and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection 
with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the 
same facts. 


[F. No. 228/77/2022-AVD-I] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 23 नवम्बर, 2022 


का.आ. 975.--केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार, गृह विभाग, 
मुंबई के आदेश सं. सीबीआई 2021/सीआर 251/पीओएल-2, दिनांक 15.12.2021 के माध्यम से जारी सम्मति से, 
श्री सचिन जयप्रकाश शेलर, सहायक श्रम आयुक्त, उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, नागपुर द्वारा अपनी आय के 
ज्ञात स्रोतों से अधिक धन या संपत्ति रखने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के 
अधिनियम 16 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(बी) के तहत किए गए अभिकथित अपराधों, 
जिसके आधार पर दिनांक 04.02.2022 को एक सीबीआई मामला आरसी 028202270003 दर्ज किया गया है, का 
अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा VSIA एवं/अथवा उसी 
संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस 
स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार (कार्योत्तर प्रभाव से दिनांक 04.02.2022 से) समस्त 
महाराष्ट्र राज्य में करती है। 


[फा. सं. 228/100/2022-एवीडी-1] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd November, 2022 


S.O. 975.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Maharashtra, issued vide Order No. CBI 2021/CR 251/POL-2 dated 15.12.2021, Home Department, 
Mumbai, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment (ex 
post facto w.e.f. 04.02.2022) to the whole State of Maharashtra for investigation into the offence(s) under section 
13(2) r/w section 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) 
alleged to have been committed by Shri Sachin Jayprakash Shelar, Assistant Labour Commissioner, O/o Deputy 
Chief Labour Commissioner (Central), Nagpur, based on which a CBI Case RC0282022A0003 has been registered on 
04.02.2022, pertaining to be in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources 
of income and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for 
any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/100/2022-AVD-IT]] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


[भाग 1---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जून 24, 2023/ आषाढ़ 3, 1945 2075 


नई दिल्‍ली, 23 नवम्बर, 2022 


का.आ. 976.--केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य सरकार, गृह विभाग, 
गांधीनगर की अधिसूचना सं. एसबी-1४//सीबीआई/102022/जीओआई/03, दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से जारी 
सम्मति से, वाणिज्यिक प्रयोजन से बच्चे को शामिल कर बाल पॉर्नोग्राफी का साझा करने/संचारित करने के इरादे से 
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पॉर्नोग्राफिक सामग्री जमा करने/अपने पास रखने, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में घृणित सामग्री को 
प्रकाशित या संचारित करने और घृणित या अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से बच्चों को चित्रित करती हुई इलेक्ट्रॉनिक 
स्वरूप में सामग्री एकत्रित करने,तलाश करने या ब्राउज़ करने और इसी प्रकार के कुकृत्य करने के संबंध में दिनांक 
14.11.2021 को दर्ज दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) मामला आरसी-059/2021 /एस/0010/ सीबीआई/ 
एसटीबी/नई दिल्‍ली के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120बी, सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धाराएँ 67 और 67बी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 
2012 (2012 का 32) की धारा 15 के अंतर्गत किए गए अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे 
संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्घंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी 
अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार 
(दिनांक 14.11.2021 से कार्योत्तर प्रभाव से) समस्त गुजरात राज्य में करती है। 


[फा. सं. 228/78/2022-एवीडी-11] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


New Delhi, the 23rd November, 2022 


S.O. 976.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Gujarat, issued vide Notification No. SB-IV/CBI/102022/GOI/03 dated 25.04.2022, Home 
Department, Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment (ex post facto w.e.f. 14.11.2021) to the whole State of Gujarat for investigation into the offence(s) 
under section 120B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), sections 67 and 67B of the Information Technology 
Act, 2000 (21 of 2000) and section 15 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) 
regarding the Delhi Special Police Establishment (CBI) case RC-059/2021/S/0010/CBI/STB/New Delhi registered on 
14.11.2021 pertaining to the storing/possessing pornographic material in electronic form involving a child with an 
intention to share/transmit child pornography for commercial purpose, publishing or transmitting obscene material in 
electronic form and collecting seeking, browsing material in electronic form depicting children in obscene or indecent 
or sexually explicit manner and the like and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection 
with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the 
same facts. 


[F. No. 228/78/2022-AVD-I] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 2 जनवरी, 2023 


का.आ. 977.--केंद्र सरकार, एतद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उपधारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश, सतर्कता विभाग, 
सिविल सचिवालय, पपुम पारे, इटानगर की अधिसूचना सं वीआईजी-239/2022/1297, दिनांक 16.12.2022 के 
माध्यम से जारी सम्मति से, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एपीपीएससीसीई परीक्षा में हुई 
अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 19.10.2022 को विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ (वीआईजी) पुलिस थाना, ईटानगर, जिला 
पपुमपारे में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120बी, 406, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम, 1988 (1988 का 49), समय-समय पर यथानुप्रयोज्य, की धारा 7, 8 और 13(2) के तहत दर्ज की गई 
एफआईआर सं 12/2022 से संबन्धित अपराध(धों) का अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी 
दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा Veta एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य 


2076 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 24, 2023/ASHADHA 3, 1945 [PART II—SEc. 3(ii)] 


अपराध का अन्वेषण करने के लिए, दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार 
समस्त अरुणाचल प्रदेश राज्य में करती है | 


[फा. सं. 228/109/2022-एवीडी-1] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 
New Delhi, the 2nd January, 2023 

S.O. 977.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Arunachal Pradesh, issued vide Notification No. VIG-239/2022/1297 dated 16.12.2022, Department 
of Vigilance, Civil Secretariat, Papum Pare, Itanagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of 
the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Arunachal Pradesh for investigation into the offence(s) 
under sections 120B, 406, 409 and 420 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and sections 7, 8 and 13(2) of the 
Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) as applicable from time to time, relating to FIR No. 12/2022 
registered at SIC(VIG) Police Station, Itanagar, District Papumpare on 19.10.2022, pertaining to irregularities in 
APPSCCE examination conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission and any attempt, abetment 
and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the 

course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/109/2022-A VD-II] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 18 जनवरी, 2023 


का.आ. 978.--केन्द्र सरकार, एतद द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सरकार की अधिसूचना 
सं. 10/सी.बी.आई.-410/2022-3436/रांची, दिनांक 29.08.2022, गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची के 
माध्यम से जारी सम्मति से श्री नित्येश आनंद, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय, दुमका द्वारा श्री मनोज कुमार, 
स्केल-|| अधिकारी (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक), भारतीय स्टेट बैंक, शिकारीपाड़ा शाखा, दुमका, अज्ञात लोक सेवकों और 
अन्यों के विरूद्ध भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 2,92,07,276/- रुपये की सदोष हानि पहुंचाने से संबंधित दिनांक 
05.03.2022 को दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न अपराध(धों), जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 
120बी सपठित धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) (2018 के अधिनियम 
16 द्वारा संशोधित अनुसार) की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(ए) के तहत दण्डनीय हैं, का अन्वेषण करने तथा ऐसे 
अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यघंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए 
या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की 
शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त झारखंड राज्य में करती है। 


[फा. सं. 228/110/2022-एवीडी-!] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 


New Delhi, the 18th January, 2023 


S.O. 978.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Jharkhand, issued vide Notification No.-10/C.B.I.-410/2022-3436/Ranchi dated 29.08.2022, Home, 
Prison and Disaster Management Department, Ranchi, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of 
the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Jharkhand for investigation into the offence(s) arising out 
of the complaint dated 05.03.2022 lodged by Shri Nityesh Anand, Regional Manager, Regional Business Office, 
Dumka against Shri Manoj Kumar, Scale II Officer (then Branch Manager), State Bank of India, Shikaripara Branch, 
Dumka, unknown public servants and others and causing wrongful loss of approx. Rs. 2,92,07,276/- to the State Bank 
of India, punishable under section 120B r/w sections 409 and 420 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 
13(2) r/w section 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) 
and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other 
offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/110/2022-AVD-I]] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


[भाग 1---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जून 24, 2023/ आषाढ़ 3, 1945 2077 


नई दिल्‍ली, 18 जनवरी, 2023 


का.आ. 979.--केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य सरकार, गृह विभाग, 
चंडीगढ़ के आदेश सं. 20/03/2022-3एचजी1, दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से जारी सम्मति से, माछरौली थाना, 
जिला-झज्जर में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 409, 420, 467, 468 और 471 [बाद में, 
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) की धाराएँ 66सी और 66डी को जोड़ा गया] के 
अंतर्गत दिनांक 21.01.2021 को दर्ज एफआईआर सं. 07 से जुड़े अपराध(धों) का अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े 
या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से 
उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और 
क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त हरियाणा राज्य में करती SI 


[फा. सं. 228/116/2022-एवीडी-] 


संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव 
New Delhi, the 18th January, 2023 

9.0. 979.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Haryana issued vide No.20/03/2022-3HG1 dated 07.09.2022, Home Department, Chandigarh, hereby 
extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of 
Haryana for investigation into the offence(s) under sections 409, 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 
1860 (45 of 1860) [Later on added sections 66C and 66D of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 
2000)] relating to FIR No. 07 dated 21.01.2021, registered at Police Station Machhroli, District Jhajjar and any 
attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence 

committed in the course of same transaction or arising out of the same facts. 


[F. No. 228/116/2022-AVD-IT] 
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 14 जून, 2023 


का.आ. 980.--केन्द्र सरकार, एतद द्वारा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (1946 का 25) की 
धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 
ईसीएफ सं. 302621/20, दिनांक 20.05.2023, गृह तथा राजनीतिक विभाग, असम सरकार के माध्यम से जारी सम्मति 
से चार मामलों :- () पुलिस थाना उत्तर लखीमपुर में भा.दं.संहिता की धारा 120-बी, 395, 397, 342, 387 के तहत 
दर्ज एफआईआर सं. 183/2023 (1) पुलिस थाना जखलाबंधा में भा.दं.संहिता की धारा 279, 427, 304-ए के तहत दर्ज 
एफआईआर सं. 84/2023 (iii) पुलिस थाना नगाँव में भा.दं.संहिता की धारा 489-ए, 489-बी के तहत दर्ज एफआईआर 
सं. 443/2023 (iv) पुलिस थाना जखलाबंधा में भा.दं.संहिता की धारा 120-बी, 302, 34 के तहत दर्ज एफआईआर सं. 
87/2023 के अन्वेषण तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और/अथवा षड्घंत्र 
एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्‍ली 
विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त असम राज्य में करती है। 


[फा. सं. 228/32/2023-एवीडी-ा] 


राजीव कुमार खरे, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th June, 2023 


S.O. 980.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State 
Government of Assam , issued vide Notification No. ECF No. 302621/20 dated 20.05.2023, Home & Political 
Department, Govt. of Assam, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment to the whole State of Assam for investigation of four cases 0) FIR No. 183/2023 u/s 120-B, 
395,397,342,387 IPC registered at P.S. North Lakhimpur (ii) FIR No. 84/2023 u/s 279,427,304-A IPC, registered at 
P.S. Jakhalabandha (iii) FIR No. 443/2023 u/s 489-A, 489-B IPC registered at P.S. Nagaon (iv) FIR No. 87/2023 u/s 
120-B, 302,34 IPC registered at P.S. Jakhalabandha and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in 


2078 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 24, 2023/ASHADHA 3, 1945 [PART II—SEc. 3(1i)] 

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or 
arising out of the same facts. 

[F. No. 228/32/2023-AVD-II] 

RAJEEV KUMAR KHARE, Under Secy. 


विद्युत मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 20 जून, 2023 
का.आ. 981.--केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के 
नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पावर ग्रिड कार्पोरोशन ऑफ इंडिया 


लिमिटेड के 400/220 के.वी. क्‍्योंझर उपकेंद्र, नारनपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा-758014, जिसके 80 प्रतिशत 
कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है। 


[फा. सं. 11011/04/9/2023-हिंदी] 
जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार (प्रभारी रा.भा.) 


MINISTRY OF POWER 
New Delhi, the 20th June, 2023 


S.O. 981.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of 
the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the 400/220 KV Keonjhar Sub-station, Naranpur, Dist- 
Keonjhar, Odisha-758014 of Power Grid Corporation of India Limited under the administrative control of Ministry 
of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi. 


[F. No. 11011/04/9/2023-Hindi] 
JITHESH JOHN, Economic Advisor (In-Charge O.L.) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. Sk 


